सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

2 8 फाल्गुन , 1937 ( श० ) 
संख्या 232 राँची, शुक्रवार 

18 मार्च, 2 0 16 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

11 मार्च, 2016 
संख्या-5 / नि . ( विविध)- 13 / 16 - 10 40 / रा... पूर्व में अधिसूचित विभागीय अधिसूचना संख्या. 
1/ नि. वि.-47/ 15 -4 62 , दिनांक 10 मार्च, 2016 में आंशिक संशोधन करते हुए संथाल परगना 
प्रमण्डल के अन्तर्गत सभी जिलों में कृषि भूमि के निर्धारित मूल्य की समीक्षा करने हेतु एक 

__ समिति का गठन निम्न रूप से किया जाता है: . 
1 मुख्य सचिव, झारखण्ड । 
2 अपर मुख्य सचिव , उद्योग विभाग । 

. सदस्य 
3 सचिव , राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग । . सदस्य सचिव 


अध्यक्ष 


____ 2 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 18 मार्च, 2016 
यह समिति संबंधित पक्ष| पणधारी ( Stake holder) के विचारों से अवगत होकर सभी 
पहलुओं को दृष्टि में रखते हुए सम्यक विचारोपरांत 15 ( पन्द्रह ) दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन 
समर्पित करेंगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

प्रताप चन्द्र किचिंगिया, 
सरकार के संयुक्त सचिव | 


- - - - - - - - - - - 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 2 3 2 – 50 | 


